इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


क्रमांक 7 ] 


पुराना नाम 

( आर्यमान प्रताप सिंह खंगार ) 

( Aryaman Pratap Singh Khangar ) 
( G - 208 ) 


सत्यमेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 17 फरवरी 2023 - माघ 28 , शक 1944 

भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 

मैं , दिग्विजय सिंह परिहार पिता स्व . श्री कांशीराम सिंह आयु - वयस्क , निवासी - प्लाट नं . 5 / 05 , तुलसी विहार खालसा 
कॉलोनी , ग्राम दामखेड़ा , तहसील हुजूर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम आर्यमान प्रताप 
सिंह खंगार ( Aryaman Pratap Singh Khangar ) दर्ज हो गया है , जबकि उसका सही नाम समरप्रताप सिंह खंगार 
( Samarpratap Singh Khangar ) जो सही है अंकित की जावे . भविष्य में इसी नाम से जाना जावे . 


जयते 


पुराना नाम 

( प्रमोद सिंह चौहान ) 


( G - 209 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम प्रमोद सिंह चौहान से बदलकर नया नाम पवन सिंह चौहान 
रख लिया है . मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में नया नाम अंकित किया जावे एवं एल.आई.सी की 
पॉलिसी नम्बर 200045107 में भी नया नाम पवन सिंह चौहान अंकित किया जावे . 


नया नाम 

( समरप्रताप सिंह खंगार ) 

( Samarpratap Singh Khangar ) 


103 


नया नाम 

( पवन सिंह चौहान ) 

S / o श्री जगतपाल सिंह चौहान 

H.No. 106 आदित्यपुरम ग्वालियर ( म.प्र . ) 


104 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम कहीं माया बाई अहरवाल और कहीं 
माया अहिरवार लेख है . जो दोनों उपरोक्त नाम परिवर्तित होकर मेरा नाम श्रीकृष्णमाया आर्य हो गया है . अतः मेरे पुराने नाम 
माया बाई अहरवाल और माया अहिरवार के स्थान पर मेरा नया नाम श्रीकृष्णमाया आर्य लिखा व पढ़ा जावे एवं इसी नाम से 
मुझे जाना , पहचाना जावे . 


( G - 210 ) 


( 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , आशा चंद्रा पुत्री स्वर्गीय श्री भीमसेन मलिक , आयु 69 निवासी बंगला नंबर 1 
शालीमार एनक्लेव ई -3 अरेरा कॉलोनी नियर निपुर कुंज भोपाल मध्यप्रदेश से हूं . यह कि मेरे समस्त सर्टिफिकेट में मेरा नाम 
आशा भटनागर दर्ज है एवं मेरे पैन कार्ड ( AEUPB6434P ) एवं पासपोर्ट में मेरा नाम आशा चंद्रा भटनागर दर्ज था . जो 
कि मेरे सभी दस्तावेजों में शपथ - पत्र प्रस्तुत करवाकर आशा चंद्रा परिवर्तित करवा लिया गया है . अब मेरे सभी दस्तावेजों में 
मेरा नाम डॉ . आशा चंद्रा अंकित है . उक्त तीनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर सत्य एवं सही है . यह कि वर्तमान मैं डॉक्टर आशा 
चंद्रा के नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूं . अतः मुझे सभी जगह डॉ . आशा चंद्रा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए . 
पुराना नाम 


आशा भटनागर व आशा चंद्रा भटनागर ) 


( G - 211 ) 


पुराना नाम 

( माया बाई अहरवाल ) 
माया अहिरवार 


( G - 212 ) 


भाग 3 ( 1 ) 


( G - 213 ) 


नया नाम 

( श्रीकृष्णमाया आर्य ) 

पिता – श्री भगवानदास अहिरवार 

पता- ग्राम लकलका जिला व तहसील दमोह . 


CHANGE OF NAME 

I hereby declare that my name is Shivpriya Pare , but in my daughter Gargi Pare's marksheets 
my name is written as Priya Pare which is my incomplete name . Henceforth in all of my daughter's 
marksheets , my full and correct name will be written as Shivpriya Pare for all purposes . 

Old Name 

New Name 

( Priya Pare ) 


पुराना नाम 
( रियाज शेख ) 


नया नाम 

( आशा चंद्रा ) 


उपनाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि , मेरा नाम रियाज खाँ पिता इशाक खॉ व शहनाज बी है जो कि मेरे आधार 
कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है , किन्तु मेरी स्कूल की अंकसूचियों में हमारा उपनाम रियाज शेख पिता इशाक 
शेख व शहनाज शेख लिखा हुआ है , अतः मेरे जिस भी अंकसूचियों में हमारा उपनाम शेख लिखा हुआ है उन सभी अंकसूचियों 
में हमारा उपनाम रियाज खॉ पिता इशाक खॉ व शहनाज बी ही लिखा व पढ़ा जावे . 


( Shivpriya Pare ) 

Add - 177A Shivaji Park , Dewas Road , 
Ujjain ( M.P. ) 


नया नाम 

( रियाज खॉ ) 

पता - वार्ड नं . 02 पंडित दीनदयाल नगर , 
ब्रहम्ण खेडा , मक्सी रोड , देवास ( म.प्र . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 

नाम परिवर्तन 

मैं कि प्रदीप कुमार शाह पिता रामलल्लू शाह उम्र - 40 वर्ष , निवासी ग्राम - कचनी ( बेलौहा टोला ) पोस्ट - कचनी , तहसील 
व जिला सिंगरौली ( म.प्र . ) का हूँ . मैं , शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि कृतिका साहू मेरी पुत्री है जिसका मैं पिता / सरंक्षक हूँ . 
मैं , शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम कृतिका साहू है जो उसके आधार कार्ड एवं जन्म 
प्रमाण - पत्र में सही लेख है . मैं , शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री वर्तमान में डी . पी . एस . स्कूल निगाही में कक्षा 7 वीं 
में अध्ययनरत है उक्त विद्यालय में मेरी पुत्री का नाम कुमारी कृतिका साहू सहवन गलत लेख कर दिया गया है . मैं , शपथ पूर्वक 
कथन करता हूँ कि मेरी पुत्री का सही व वास्तविक नाम कृतिका साहू ही जाना जावे . विद्यालय में नाम सुधार कराये जाने बावत् 
यह शपथ - पत्र निष्पादित करा रहा हूँ जो सही एवं सत्य है . 

पुराना नाम 

( कुमारी कृतिका साहू ) 


( G - 214 ) 


( बल्लूराम सिरसोदिया ) 

पुत्र- हेमराज सिसोदिया 
निवासी ग्राम बड़ाखेडा , पंचायत गोदावल 
जिला रायसेन ( म.प्र . ) 


नाम परिवर्तन 

मेरा नाम बल्लूराम सिरसोदिया है मैंने अपना नाम अभिलेखों के आधार पर परिवर्तन कर मोहर सिंह सिसोदिया पुत्र 
श्री हेमराज सिसोदिया आयु 45 वर्ष , वर्तमान निवास- ग्राम 4 बंजारा बस्ती कोकता , तहसील हुजूर , जिला भोपाल म.प्र . कर 
लिया है अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये . 

पुराना नाम 


( G - 215 ) 


105 


( GURU DEO SINGH ) 


नया नाम 

( कृतिका साहू ) 

( KRITIKA SAHU ) 

पुत्री श्री प्रदीप कुमार शाह 
निवासी ग्राम - कचनी ( बेलौहा टोला ) 
पोस्ट - कचनी , तहसील व जिला सिंगरौली ( म.प्र . ) 


( G - 216 ) 


CHANGE OF NAME 

I , Retd Indian Navy LEMP 93833 Rank SAILOR , GURUDEO SINGH S / o BAHADUR 
SINGH R / o House No. P - 18 / 1 Liberty Colony Bhopal ( M.P. ) that I have changed My Name 
from Guru Deo Singh to GURDEV SINGH and hereafter Gurudev Singh be called known & 
distinguished for all purposes Affidavit before District Court , Bhopal ( M.P. ) 

Old Name 

New Name 

GURDEV SINGH ) 


नया नाम 

( मोहर सिंह सिसोदिया ) 
पुत्र श्री हेमराज सिसोदिया 
निवासी ग्राम 4 बंजारा बस्ती , 

कोकता , तहसील हुजूर , जिला भोपाल ( म.प्र . ) 


106 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 

नाम परिवर्तन 

मैं , लखेन्द्र सिंह आत्मज श्री जितेन्द्र सिंह है सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम लक्की 
आत्मज श्री जितेन्द्र सिंह दर्ज है , एवं मेरे शासकीय , अर्द्धशासकीय , शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे नाम लखेन्द्र सिंह आत्मज 
श्री जितेन्द्र सिंह अंकित है , ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं . अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम 
लखेन्द्र सिंह आत्मज श्री जितेन्द्र सिंह से जाना , पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये . 

नया नाम 

पुराना नाम 
( लक्की ) 

( लखेन्द्र सिंह ) 

निवासी – मकान नंबर - 1043 , शिवाजी वार्ड , 
गांधीनगर , जिला भोपाल ( म.प्र . ) 


( G - 217 ) 


नाम परिवर्तन 

मुझ विजया पति गोविन्द तबकडे निवासी 115 , शास्त्रीनगर रतलाम म.प्र . का विवाह पूर्व के दस्तावेजों में आशालता पिता 
रामचन्द्र पलटनवाले नाम का उल्लेख है तथा विवाह पश्चात् के दस्तावेजों में विजया पति गोविन्द तबकडे नाम का उपयोग 
होने लगा , मुझे मेरी जाति समाज , रिश्तेदारों में विजया पति गोविन्द तबकडे नाम से जाना जाता है . विजया पति गोविन्द तबकडे 
एवं आशालता पिता रामचन्द्र पलटनवाले दोनों ही नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम हैं , भविष्य में भी मुझे विजया पति 
गोविन्द तबकडे के नाम से जाना जावे . 

पुराना नाम 

( आशालता ) 
पिता रामचन्द्र पलटनवाले 

( Ashalata ) 

d / o Ramchandra Paltanwale 


( G - 218 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


( G - 219 ) 


नाम परिवर्तन 

मैं , KANIKA NAIK सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरी 12th की मार्कशीट में मेरा नाम KANIKA D / O 
VIPINNAIK व मेरी मां का नाम SANGEETA अंकित हो गया जिसे बदलकर अब KANIKA NAIK D / O VIPIN NAIK 
व मेरी मां का नाम SANGEETA KHANDEKAR करना चाहती हूँ . 

पुराना नाम 

( SANGEETA ) 


( G - 220 ) 


नया नाम 

( विजया तबकडे ) 
पति गोविन्द तबकडे 

( Vijaya Tabakade ) 

W / o Govind Tabakade 

निवासी 115 , शास्त्री नगर , रतलाम ( म.प्र . 


पुराना नाम 

( दीपशिखा मिश्रा ) 


नया नाम 


नाम परिवर्तन 

मेरा नाम दीपशिखा मिश्रा 

( Deepshikha Mishra ) पुत्री स्व . श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा पूर्व के दस्तावेज में दर्ज है . शादि 
के बाद मेरा नाम शिखा सांगले ( Shikha Sangle ) पत्नी श्री राहुल कुमार सांगले ( Rahul Kumar Sangle ) हो गया है . 

नया नाम 


SANGEETA KHANDEKAR ) 


( शिखा सांगले ) 

पता - म.नं. 10 , रॉयल होम्स पारस परिसर , 
चूना भट्टी , कोलार रोड , भोपाल ( म.प्र . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


( G - 221 ) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम पंकज महुरकर ( PANKAJ MAHURKAR ) पिता 
श्री प्रहलाद महुरकर था , जो कि मेरी बैंक पास बुक में दर्ज है , जिसको मैंने परिवर्तित कर पंकज वानी ( PANKAJ WANI ) 
पिता श्री प्रहलाद वानी कर दिया है , जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी अंकित हैं , अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित 
नाम पंकज वानी ( PANKAJ WANI ) पिता श्री प्रहलाद वानी के नाम से जाना , पहचाना व सम्बोधित किया जावे . 

पुराना नाम 

( पंकज महुरकर ) 

( PANKAJ MAHURKAR ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 

नाम परिवर्तन 


( G - 222 ) 


नया नाम 


( G - 223 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अमर सुरजवानी ( Amar Surajwani ) पुत्र मेउअल दास आयु वयस्क 
निवासी : - बी – 48 , हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी , कोहेफिजा तहसील हुजूर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश 462001 मेरा त्रुटिपूर्ण नाम 
अमरलाल सुरजवानी ( Amarlal Surajwani ) पुत्र मेउअल दास है मेरा सही नाम अमर सुरजवानी ( Amar Surajwani ) पुत्र 
मेउअल दास मैं अपना नाम इसी प्रकार लिखता हूँ एवं इसी नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ , इस विज्ञप्ति उपरांत 
मुझे अपने संशोधित नाम अमर सुरजवानी ( Amar Surajwani ) पुत्र मेउअल दास है , के नाम से ही जाना , पहचाना एवं पुकारा 
जाए और भविष्य में भी मैं इसी नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा . 

पुराना नाम 

( अमरलाल सुरजवानी ) 

( AMARLAL SURAJWANI ) 


107 


( पंकज वानी ) 

( PANKAJ WANI ) 

पिता - श्री प्रहलाद वानी 

पता- 1520 / 22 नंदा नगर , इंदौर ( म.प्र . ) . 


नया नाम 


( अमर सुरजवानी ) 

( AMAR SURAJWANI ) 
पुत्र - मेउअल दास 


नाम परिवर्तन 

मैं , श्रीमती रितु कटारे पति श्री संजय कटारे निवासी 130 , मीनाक्षी हेरिटेज , सेक्टर -1 , शक्ति नगर , हुजूर , भोपाल , 
मध्यप्रदेश 462024 , शपथ पत्र द्वारा आधार कार्ड में अपना नाम श्रीमती हेमलता भारद्वाज के स्थान पर श्रीमती रितु कटारे 
नाम दर्ज कराया है . भविष्य में मुझे रितु कटारे के नाम से जाना पहचाना जाए . 

पुराना नाम 

( हेमलता भारद्वाज ) 


नया नाम 

( रितु कटारे 

निवासी - 130 , मीनाक्षी हेरिटेज , सेक्टर -1 , 
शक्ति नगर , हुजूर , भोपाल , ( म.प्र . ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 

नाम परिवर्तन 

मैं , कपिल ( KAPIL ) पुत्र रमण सिंह ( RAMAN SINGH ) आयु 21 वर्ष , निवासी मुकाम पोस्ट- उमरिया , जिला बैतूल 
म.प्र . 460551 सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी स्कूल एवं कॉलेज की मार्कशीट में मेरा नाम कपिल ( KAPIL ) पुत्र 
रमण सिंह ( RAMAN SINGH ) है , त्रुटिवश मेरे कुछ दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में कपिल सिंह कुशवाह 
( KAPIL SINGH KUSHWAH ) पुत्र रमण सिंह कुशवाह ( RAMAN SINGH KUSHWAH ) हो गया है जिसे मैं 
बदलवाना चाहता हूं , जिसके लिए मैं अपनी 10 वीं एवं 12 वीं की मार्कशीट एवं शपथ - पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं . अतः अब से मुझे 
मेरे सही नाम कपिल ( KAPIL ) पुत्र रमण सिंह ( RAMAN SINGH ) के नाम से जाना व पहचाना जाए , आमजन एवं 
सर्वजन सूचित हों . 


108 


पुराना नाम 

( कपिल सिंह कुशवाह ) 

( KAPIL SINGH KUSHWAH ) 

पिता- रमण सिंह कुशवाह 
( RAMAN SINGH KUSHWAH ) 


( G - 224 ) 


पुराना नाम 

( प्रर्मिला उड़ोलिया ) 

पति- अबध उड़ोलिया 


( G - 225 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 

मैं , कीर्ति उडोलिया ( KIRTI UDOLIYA ) पति अबध किशोर उडोलिया ( ABADH KISHOR UDOLIYA ) 
निवासी E - 7 / 830 अमरदीप अपार्टमेंट , अरेरा कॉलोनी भोपाल ( म.प्र . ) शपथ लेती हूं कि मेरा नाम प्रर्मिला उडोलिया 
( PRAMILA UDOLIYA ) पति अबध उडोलिया ( AVADH UDOLIYA ) से बदलकर कीर्ति उडोलिया ( KIRTI 
UDOLIYA ) पति अबध किशोर उडोलिया ( ABADH KISHOR UDOLIYA ) हो गया है . अतः मुझे अब इसी नाम 
से जाना पहचाना जाये . 


पुराना नाम 

( लता बाई चारण ) 


नया नाम 

( कपिल ) 
( KAPIL ) 
पिता - रमण सिंह 


( G - 226 ) 


( RAMAN SINGH ) 

निवासी - मुकाम पोस्ट- उमरिया , जिला बैतूल , ( म.प्र . ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम लता बाई चारण पति औमप्रकाश जो मेरी बीमा पालिशी क्रमांक 
347413072 में दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज में मेरा नया नाम ललिताबाई चारण दर्ज है इस प्रकार मैंने अपना नया नाम ग्रहण 
कर लिया है , सो मुझे मेरे परिचित , रिश्तेदार , समाजजन , नये परिवर्तित नाम ललिताबाई चारण के नाम से जाना , पहचाना व 
पुकारें . 


नया नाम 

( कीर्ति उड़ोलिया ) 

पति- अबध किशोर उड़ोलिया 

पता - E - 7 / 830 अमरदीप अपार्टमेंट , 
अरेरा कॉलोनी , भोपाल . 


नया नाम 

( ललिताबाई चारण ) 

पति- श्री ओमप्रकाश 

ग्राम- आलोरी गरवाडा तहसील सिंगोली 

जिला नीमच ( म.प्र . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 

नाम परिवर्तन 

मैं , प्रफुल्ल पाण्डेय ( PRAFULL PANDEY ) पुत्र श्री रविकांत पाण्डेय सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे बचपन 
का बोलता नाम प्रवीण कुमार पाण्डेय ( PRAVEEN KUMAR PANDEY ) था . जो कि मेरी बीमा पॉलिसी में लिख गया 
है . जबकि वर्तमान में मैं , प्रफुल्ल पाण्डेय पुत्र श्री रविकांत पाण्डेय के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ . जो मेरे 
आधार कार्ड , पैन कार्ड , बैंक पासबुक , जन्म प्रमाण - पत्र , इत्यादि में लिखा है . जो कि सत्य व सही है एवं प्रफुल्ल पाण्डेय और 
प्रवीण कुमार पाण्डेय दोनों मेरे ही नाम है . अतः मेरे बीमा पॉलिसी में मेरा नाम प्रवीण कुमार पाण्डेय के स्थान पर सही नाम 
प्रफुल्ल पाण्डेय लिखा एवं पढ़ा जावे . आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 

पुराना नाम 

( प्रवीण कुमार पाण्डेय ) 


( G - 227 ) 


( G - 228 ) 


नाम परिवर्तन 

अम्बरीष जोशी पुत्र एस . ए . जोशी आयु लगभग 55 वर्ष , निवासी - राधा सिन्धु एम - 288 , ई -7 , अरेरा कॉलोनी , 11 नम्बर 
स्टॉप भोपाल म.प्र . सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम अम्बरीष जोशी पुत्र एस . ए . जोशी आयु लगभग 
55 वर्ष , निवासी - राधा सिन्धु एम - 288 , ई -7 अरेरा कॉलोनी , 11 नम्बर स्टॉप भोपाल मध्यप्रदेश था जिसे अब मेरे द्वारा अपना 
नाम परिवर्तित कर अम्बरीष श्रीपाद जोशी पुत्र श्रीपाद अनन्त जोशी किया गया है , जिसे मेरे द्वारा आवश्यक दस्तावेजों में 
परिवर्तित किया गया है , अब मैं भविष्य में अम्बरीष श्रीपाद जोशी पुत्र श्रीपाद अनन्त जोशी के नाम से जाना - पहचाना जाऊंगा . 
तदानुसार सूचित हों . 


पुराना नाम 

( अम्बरीष जोशी ) 
पुत्र- एस . ए . जोशी 


109 


नया नाम 

( प्रफुल्ल पाण्डेय ) 

पता- नहर वाली माता रोड शिव कॉलोनी 
नाका चंद्रवदनी गिर्द , ग्वालियर . 


( G - 229 ) 


नया नाम 

( अम्बरीष श्रीपाद जोशी ) 
पुत्र - श्रीपाद अनन्त जोशी 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टंकण त्रुटिवश आवेदक का नाम विभिन्न दस्तावेजों में देवांसू अंकित हो गया 
है . जिसके पश्चात हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी की अंकसूची में आवेदक का नाम - Divyanshu Soni S / o Shri 
Jitendra & Smt . Savita अंकित हो गया . उसके उपरांत आवेदक के दस्तावेजों में आवेदक का नाम दिव्यांशु सोनी 
( Divyanshu Soni S / o Jitendra Soni ) अंकित है . देवांसू तथा दिव्यांशु सोनी पुत्र श्री जितेन्द्र सोनी एवं माता का नाम 
सविता ( Divyanshu Soni S / o Shri Jitendra Soni & Smt . Savita Soni ) एक ही व्यक्ति के नाम है , जो मेरे ही हैं 
जिसे मान्य किया जाये . इस बावत समस्त जवाबदारी मेरी होगी . भविष्य में सूचनाकर्ता दिव्यांशु सोनी पुत्र श्री जितेंद्र सोनी 
( Divyanshu Soni S / o Jitendra Soni ) के नाम से जाना जायेगा . आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 


( दिव्यांशु सोनी ) 

पुत्र - श्री जितेंद्र सोनी 

पता- समाधिया कॉलोनी , तारागंज 

लश्कर , ग्वालियर . 


110 


1 . 


( G - 230 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


U / s . 72 OFTHE INDIAN PARTNERSHIP ACT . 1932 

Notice is hereby given that the firms " BIOSCI HEALTH CARE " of Bhopal vide Reg . No. 01 / 01 / 01 / 
0264/2019 year 2019-20 date of Registration 25-10-2019 undergone the following changes : - 


NOTICE 


( G - 231 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


That Mr. Shailendra Tiwari S / o Shri Mehesh Babu Sharma , Mr. Jitendra Tiwari S / o Shri 
Mehesh Babu Sharma , Mr. Ashish Kumar Joshi S / o Shri Vishnu Govind Joshi and Mr. 
Manoj Gupta S / o Shri Kailash Narayan Gupta have expressed his desire to join the partner 
ship firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them and Mr. 
Alok Nanda S / o Shri Ashok Nanda and Mr. Rahul Sachdev S / o Shri Jaipal Sachdev in 
pursuance to his desire to retire from the partnership firm and principal place of business of 
the firm is shifted 1st Floor , Plot No. C - 65 , Gautam Nagar , Bhopal - 462023 w.e.f. 03-01 
2022 . 


Partner 

BIOSCI HEALTH CARE 


1st Floor , Plot No. C - 65 , Gautam Nagar , 
Bhopal . 


जाहिर सूचना 

2 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मे . बाबा गुरमुख इण्डस्टीज जिसका पता- सी -1 , सी - 2 , 
इण्डस्ट्रीयल एरिया , मक्सी रोड , उज्जैन ( म.प्र . ) है जिसमें दिनांक 08-02-2018 से हम श्रीमती अंजली वाधवानी पति राजालाल 
वाधवानी निवासी - 20 , गुरूनानक कालोनी , इन्दौर एवं मनीप मोटवानी पिता लालचंद मोटवानी निवासी - 49 , सिंधी कालोनी , 
नीमच यह 2 भागीदार थे . जिसमें से दिनांक 31-10-2022 को मनीप मोटवानी पिता लालचंद मोटवानी प्रथक हो गये थे तथा 
दिनांक 1-11-2022 से हीरालाल वाधवानी पिता मोहनलाल वाधवानी निवासी - 20 , गुरुनानक कालोनी , इन्दौर उक्त भागीदारी 
फर्म में सम्मिलित हो गए हैं . वर्तमान में मे . बाबा गुरमुख इण्डस्ट्रीज फर्म में दिनांक 01-11-2022 से श्रीमती अंजली वाधवानी 
पति राजालाल वाधवानी निवासी - 20 , गुरूनानक कालोनी , इन्दौर एवं हीरालाल वाधवानी पिता मोहनलाल वाधवानी निवासी 
20 , गुरूनानक कालोनी , इन्दौर भागीदार हैं । सूचित हो ईति दिनांक 27-12-2022 


PUBLIC NOTICE 


मे . बाबा गुरमुख इण्डस्टीज 
अंजली वाधवानी एवं हीरालाल वाधवानी 
भागीदार . 


Notice is hereby given that in the Partnership Firm M / s . Allwin Industries , Registered office at office no . 
11,4th floor Dawa Bazar , 13-14R.N.T . Marg Indore M.P. 452001 and Registration No is 03 / 27 / 03 / 00125 / 
06 dated 20-12-2006 . Which was constituted vide Partnership deed executed on 01-04-2006 . 


In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 23-05-20221 . Shri Praneet 
Hardia S / o Shri Hardia Prafulla 2. Shri Sandeep Choudhary S / o . shri Santosh Choudhary and 3. Shri Aditya 


( G - 232 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 

Hardia S / o . Shri Pramod Hardia has joined the firm as a new partner . Now 1. Shri Santosh Choudhary , 2 . 
Shri Pramod Hardia , 3. Shri prafulla Hardia , 4. Shri Praneet Hardia , 5. Sandeep Choudhary , and 6. Shri 
Aditya Hardia are the running Partners of the firm . 


1 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


( G - 233 ) 


NOTICE 


( G - 234 ) 


M / s Allwin Industries 
Santosh Choudhary 
Partner . 


Notice is hereby given that the firm " M / s TURNING POINT FAMILY RESTAURANT " of Bhopal 
vide Reg . No. 01 / 01 / 01 / 0215 / 21year 2021-22 date of Registration 07-10-2021 undergone the following changes : 


111 


U / s . 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT . 1932 


That Shri Jogendra Yadav S / o Shri Surendra Yadav in pursuance to his desire to retire from 
the partnership w.e.f. 24-01-2023 . 


M / S TURNING POINT FAMILY RESTAURANT 
Partner 

Plot No. 17-18 , Shiva Royal Cort , Bavadiya Kalan , 
Bhopal . 


आम सूचना 

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि , फर्म M / s Shri Dandarua Associates जो 65 केला देवी कॉलोनी गोले 
का मंदिर ग्वालियर में स्थित है , जिसका पंजीयन क्र . 02/42/01/0401/22 दिनांक 11-3-2022 है , जिसमें दिनांक 
27-12-2022 को Shri Raj Kumar Sharma S / o Shri Prem Sagar Sharma Residence House No. 52 / 1655 , 
Guda Gudi Ka Naka , Nadariya Ki Mata , Lashkar , Gwalior फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 
Shri Anshul Joshi S / o Shri Mataprasad Joshi Residence Gram Manepura Tahseel Ater Surpura Bhind 
में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 


M / s Shri Dandarua Associates 
लोकेश शर्मा 
( भागीदार ) 

65 , केला देवी कॉलोनी , गोले का मंदिर , ग्वालियरण 


112 


( G - 235 ) 


आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कुअर देव बिल्डकोन 456 , गंजीवाला मौहल्ला , सूर्य नगर , लश्कर , 
ग्वालियर में स्थित है , जिसका पंजीयन क्र . 02/42/01/0159 / 17 दिनांक 25-02-2017 है . जिसमें दिनांक 01-01-2022 
को भागीदार सुभाष कुशवाह पुत्र स्व . श्री लक्ष्मण सिंह कुशवाह , निवासी गंजीवाला मौहल्ला , लश्कर , ग्वालियर फर्म से अपनी 
स्वेच्छा से पृथक हो गये है एवं दिनांक 01-01-2022 से फर्म का मुख्य कार्यालय गंजीवाला मौहल्ला , सूर्य नगर , लश्कर , 
ग्वालियर से परिवर्तित कर शॉप नं . 14 प्रथम तल नगर निगम मार्केट हनुमान टॉकिज के पास लश्कर , ग्वालियर में परिवर्तित 
हो गया है आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 


( G - 236 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M / s RATAN JYOTI ENTERPRISES जो 18 , विकास नगर , 
साई बाबा मंदिर के पास , ग्वालियर में स्थित है , जिसका पंजीयन क्र . 113 / 21 दिनांक 28-07-2021 है , जिसमें दिनांक 
01-04-2022 को श्री पार्थ देव भसीन पुत्र डॉ पुरेन्द्र भसीन निवासी जी - 36 , गांधी नगर , ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार 
के रूप में सम्मिलित हो गये है . आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 


1 . 


[ भाग 3 ( 1 ) 


( G - 237 ) 


NOTICE 


मैसर्स कुअर देव बिल्डकोन 
चरण सिंह 

( भागीदार ) 

456 , गंजीवाला मौहल्ला , सूर्य नगर लश्कर , ग्वालियर . 


U / s . 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIPACT . 1932 

Notice is hereby given that the firms " M / S ANU SALES CORPORATION " of Bhopal vide Reg . No. 
01/01/01/00077/14 year 2014-15 date of Registration 20-05-2014 undergone the following changes : 


M / S RATAN JYOTI ENTERPRISES 

पुरेन्द्र मसीन 
( भागीदार ) 

18 , विकास नगर साई बाबा मंदिर के पास , ग्वालियर , 


That Miss Vaishnavi Tiwari D / o Shri Jitendra Tiwari have expressed his desire to join the 
partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them 
and Mr. Shailendra Tiwari S / o Shri Mahesh Babu Sharma in pursuance to his desire to retire 
from the partnership Firm w.e.f. 01-12-2022 . 


M / S ANU SALES CORPORATION 
Vaishnavi Tiwari 

Partner 

M - 179 , Gautam Nagar , Bhopal . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


( G - 238 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M / s SAI BIO FUEL जो 03 गणपति मार्ग कैलारस मुरैना में स्थित 
है , जिसका पंजीयन क्र . 02/44/06/00109 / 14 दिनांक 05-08-2014 है , जिसमें दिनांक 31-03-2022 को Deepak 
Agrawal S / o Shri Jagannath Prasad Agrawal Residing House No. 56 , Agrasen Colony , Badi Dholpur Rajasthan 
फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं . आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 


( G - 239 ) 


M / S SAI BIO FUEL 
राहुल गोयल 


113 


( भागीदार ) 

03 , गणपति मार्ग कैलारस , मुरैना . 


आम सूचना 

मैं , अपने पक्षकार M / s OM SHRIBALAJI TRADERS जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें भोपाल में 
पंजीयन क्र . 01/01/01/0468 / 18 दिनांक 26-03-2018 के साझेदार 1. Shri Manish Shivhare के निर्देशानुसार 
सर्वसाधारण को सूचित किया M / s OM SHRIBALAJI TRADERS में दिनांक 11-11-2022 को साझेदारी संशोधन 
विलेख निष्पादित किया गया जिसमें भागीदार क्र . 3. Shri Kamlesh Kumar 4. Shri Mukesh Shivhare 5 Smt . Pushpa 
Mishra 6. Shri Manoj Kumar Jaiswal 7. Shri Moolchand Jaiswal 8. Shri Pramod Kumar Jaiswal 9. Seema 
Jaiswal दिनांक 11-11-2022 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी भी प्रकार का 
संबंध नही हैं । फर्म के पंजीकृत पते में परिवर्तन किया गया , पूर्व पता - House No. AX - 295 , Rajharsh Colony , Kolar 
road , Bhopal वर्तमान पता Jigna Datia , Post Jigna , Baronikhurd , Distt . Datia ( M.P. ) है , भागीदारी संशोधन विलेख 
निष्पादित किया गया . 

अत : सर्वसाधारण को सूचित हों . 


द्वारा 

एन . के . साहू 
( अधिवक्ता ) 

एफ –9 , एलाईड काम्पलेक्स मोती मस्जिद के सामने , भोपाल . 


114 


क्र . 15 - रीडर -1-2023 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बदनावर जिला धार , मध्यप्रदेश 


( G - 240 ) 


// फार्म नम्बर -03 // 
देखिये नियम 4 ( 2 ) 

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 ( तीस 1951 ) की धारा 4 के तहत् न्यास पंजीयन बदनावर 


लोक न्यास का नाम 

लोक न्यास का पता 
चल सम्पत्ति 
अचल सम्पति 


[ भाग 3 ( 1 ) 


बदनावर , दिनांक 4 जनवरी 2023 


w 


चुंकि ट्रस्ट श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन समाज समिती ग्राम कोद " मे इस नोटस 
के शेड्युल के दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) के बाबद मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 
1951 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है , याद रखे ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में 
दिनांक 25 : 01.2023 ... को किया जावेगा । 

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हो , ओर 
जिसका उक्त बाबद कोई विरोध करने का इरादा हो या सुझाव , वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस 
सूचना पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह मे भेजने की तजबीर करे और मेरे समक्ष दिनांक 
25.01.2023 को प्रस्तुत करें । उक्त अवधि के बाद प्राप्त हुई आपत्ति विचार योग्य नही मानी 
जावेगी । 

आज दिनांक 04.01.2023 ... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी । 


( लोक न्यास का नाम ओर पता तथा सम्पत्ति का विवरण ) 


श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन समाज समिती ग्राम कोद 
ग्राम कोद तहसील बदनावर जिला - धार 
निरंक 

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन समाज समिती एक भवन दो 
मंजीला लम्बाई - चौडाई 50X50 का ग्राम कोद में स्थित है । तथा 
श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के नाम से बैंक भारतीय 
स्टेट बैंक शाखा कोद मे 1 खाता क्रमांक 34469392718 है , 

} 


मेघा पवार , रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


प्र.क्र . 0007 - बी - 113-2022-23 


1. 


2 

3 


कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट , तहसील कोलार , 
जिला भोपाल , मध्यप्रदेश 


( म 0 प्र 0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 ( 1 ) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ) 
जैसा कि आवेदक श्री कांति लाल चतर आ ० श्री मोहन लाल चतर निवासी - 173 
एम आई जी अरेरा कॉलोनी भोपाल म ० प्र ० न्यासी द्वारा न्यास " श्री महावीर जैन श्वेताम्बर 
स्थानकवासी न्यास " पता - ए - 83 , शाहपुरा , भोपाल पिन 462039 का पंजीयन किये जाने हेतु राशि 
रूपये 1000 / - के ई - स्टाम्प की प्रति , चालान की प्रति ट्रस्ट डीड की प्रति एवं शपथ पत्र संलग्न 
कर म ० प्र ० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । 

. 

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 
दिनांक 06/03/23 को विचार में लिया जावेगा । कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में 
हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो , लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के 
प्रकाशन के " एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा 
अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां 
प्रस्तुत कर सकता है । उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया 
जावेगा । 


( G - 241 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


ट्रस्ट का नाम व पता - 

चल सम्पत्ति 

अचल सम्पत्ति 


आज दिनांक 


किया गया । 


115 


भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2023 


" अनुसूची " 

" श्री महावीर जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी न्यास " 
पता- ए -83 शाहपुरा , भोपाल पिन 462039 म ० प्र ० । 
18,00,000 / - ( रूपये अठारह लाख मात्र / 

निरंक | 

06 / 02 / 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी 


क्षितिज शर्मा , अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार . 


116 


पुराना नाम 
( लखनसिंह टोलिया ) 


उपनाम परिवर्तन 

मैं , लखनसिंह पिता गोकुलसिह टोलिया निवासी नाथवाडा अम्बेडकर वार्ड , दौलतपुरा शहर तहसील व जिला बुरहानपुर , 
मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ मेरे शालेय अभिलेख में मेरा उपनाम " टोलिया " अंकित चला आ रहा है जबकि मेरा 
वास्तविक उपनाम " गेहलोद " है तथा इस उपनाम परिवर्तन के उपरांत मेरे समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों के रूप 
में मेरा नवीन वास्तविक परिवर्तित उपनाम " गेहलोद के रूप में पढ़ा एवं समझा जावे तथा भविष्य में मैं , अपने पूर्व उपनाम 
" टोलिया के स्थान पर परिवर्तित उपनाम " गेहलोद " का ही उपयोग करूंगा . 


( G - 242 ) 


( G - 243 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


नाम परिवर्तन 

प्रार्थी संजीब् चतुर्वेदी पुत्र श्री सनत चतुर्वेदी नि . - ग्राम मायापुर , जिला शिवपुरी , हाल नि.- क्वाटर न . 01 , पुलिस थाना 
परिसर कम्पू जिला ग्वालियर ( म.प्र . ) का निवासी हूँ . यह कि मेरी पुत्री भाव्या चतुर्वेदी का जन्म कमलाराजा हॉस्पीटल , ग्वालियर 
( म.प्र . ) में हुआ था जिसका जन्म प्रमाण पत्र जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर के द्वारा जारी किया गया था जिसकी पंजीकरण 
संख्या 8–2017 : 23–90871-005764 है . जिसमें मेरी पुत्री का नाम भाव्या चतुर्वेदी दर्ज है . 

यहकि मैं , उक्त जन्म प्रमाण पत्र में अपनी पुत्री का नाम भाव्या चतुर्वेदी की जगह भाविका चतुर्वेदी परिवर्तित कराना चाहता है . 


पुराना नाम 
( माव्या चतुर्वेदी ) 


( G - 244 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


पुराना नाम 
( अर्चना माहेश्वरी ) 


नया नाम 

( लखनसिंह गेहलोद ) 
नाथवाडा अम्बेडकर वार्ड दौलतपुरा शहर , 
तहसील व जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश . 


नाम परिवर्तन 

- 

- 

मैं , अर्चना माहेश्वरी उर्फ सुमन लाठी , पिता ललिताशंकर माहेश्वरी , पति ज्वालाप्रसाद लाठी , निवासी - बड़ा बाजार मनासा , 
जिला - नीमच ( म.प्र . ) , सर्वसाधरण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह ज्वालाप्रसाद पिता 
विशम्भरलाल लाठी के साथ दिनांक 25-01-1998 को हुआ था . विवाह के पूर्व मेरा नाम अर्चना माहेश्वरी था , जो मेरे समस्त 
शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है , मेरे विवाह के पश्चात मेरा नाम अर्चना माहेश्वरी से परिवर्तित होकर सुमन लाठी हो गया है , जो 
विवाह के पश्चात बनवाए गए मेरे समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है . वर्तमान में मैं , सुमन लाठी के नाम 
से ही जानी - पहचानी व पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मुझे सुमन लाठी के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जावे . 


नया नाम 

( भाविका चतुर्वेदी ) 


नया नाम 

( सुमन लाठी ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


( G - 245 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम त्रिशांश डोंगरे ( उम्र 07 वर्ष ) था . जो कि अब बदलकर 
शिवाय डोंगरे हो किया गया है . अतः भविष्य में अब मेरे पुत्र को शिवाय डोंगरे के नाम से ही जाना व पहचाना जावे . 


पुराना नाम 
( मोहनलाल अवस्थी ) 


( G - 246 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 फरवरी 2023 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शपथकर्ता मोहन शर्मा ( MOHAN SHARMA ) पिता श्री रघुनंदन शर्मा 
( Shri RAGHUNANDAN SHARMA ) , वर्तमान में जिला पुलिस बल इन्दौर में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के पद पर 
पदस्थ हूं . यह कि मेरे , शैक्षणिक दस्तावेजों एवं विभागीय अभिलेख में मेरा नाम मोहनलाल अवस्थी ( MOHANLAL 
AWASTHI ) पिता श्री रघुनंदन अवस्थी ( Shri RAGHUNANDAN AWASTHI ) दर्ज है जबकि मेरा सही एवं प्रचलित 
नाम मोहन शर्मा ( MOHAN SHARMA ) पिता श्री रघुनंदन शर्मा ( Shri RAGHUNANDAN SHARMA ) , है जो मेरे 
समस्त अन्य शासकीय / अशासकीय / पत्नी / बच्चों के दस्तावेजों में भी दर्ज है । मैं , इसी नाम से जाना - पहचाना एवं पुकारा 
जाता हूं एवं इसी नाम को मैं , विभागीय अभिलेखों एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दुरुस्त करवाना चाहता हूँ . यह कि , मोहनलाल 
अवस्थी ( MOHANLAL AWASTHI ) एवं मोहन शर्मा ( MOHAN SHARMA ) एक ही व्यक्ति हैं यानी मुझ शपथकर्ता 
के ही नाम हैं और अब इसके पश्चात् भविष्य में समस्त समयों पर , समस्त अभिलेखों , विलेखों तथा लेखों में और समस्त 
कार्यवाहियों , व्यवहारों तथा संव्यवहारों में , चाहे वे शासकीय हों या अशासकीय हों और समस्त अवसरों पर मुझ शपथकर्ता को 
मोहन शर्मा ( MOHAN SHARMA ) पिता श्री रघुनंदन शर्मा ( Shri RAGHUNANDAN SHARMA ) के नाम से 
जाना - पहचाना एवं पुकारा जावे . 


पुराना नाम 

( गजानंद यादव ) 
( GAJANAND YADAV ) 


117 


अभिषेक डोंगरे 

260 , ग्राम साटकुर , तहसील कसरावद , 
जिला खरगौन ( म.प्र . ) . 


( G - 247 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम बाबुलाल यादव ( BABULAL YADAV ) पिता 
श्री वासुदेव यादव है जो कि सही व सत्य है तथा मेरे आधार कार्ड , वोटर कार्ड एवं पेंशन प्रमाण - पत्र सभी पर दर्ज है , किन्तु 
मेरे बिजली के बिल एवं 1984 में क्रय किये एक प्लाट की रजिस्ट्री पर त्रुटिवश मेरा बोलता नाम गजानंद यादव 
( GAJANAND YADAV ) दर्ज हो गया है . अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बाबुलाल यादव ( BABULAL YADAV ) 
पिता श्री वासुदेव यादव के नाम से जाना - पहचाना व सम्बोधित किया जावे . 


नया नाम 

( मोहन शर्मा ) 

पिता - श्री रघुनंदन शर्मा 
निवासी –3 / 6 , सदर बाजार , पुलिस लाईन , 
इन्दौर ( म.प्र . ) . 


नया नाम 

( बाबुलाल यादव ) 
( BABULAL YADAV ) 
पुत्र – श्री वासुदेव यादव 
पता - 76 , सी . वंदना नगर , तिलक नगर , 
इंदौर ( म.प्र . ) . 


118 


नाम परिवर्तन 

मैं , MATHINGE SANDEEP पिता श्री MASTER EBGAIN 116/3 टाइप 3 , ईस्ट लैंड खमरिया , जबलपुर निम्न 
कथन शपथपूवर्क घोषणा करता हूँ . 


( G - 248 ) 


यह कि पूर्व में मेरा नाम M SANDEEP पिता श्री MABGAIN समस्त दस्तावेजों अर्थात अंकसूची वगैरह में दर्ज 
था . यह कि मेरा आधार कार्ड 981824353479 एवं पेन नं . NWBPS4226Q है . वास्तविक में मेरा पूरा नाम MATHINGE 
SANDEEP पिता श्री MASTER EBGAIN पूरा नाम एवं माता श्रीमति MATHINGE VIMALA है . यह कि समस्त 
दस्तावेजों में मेरा संपूर्ण नाम MATHINGE SANDEEP पिता श्री MASTER EBGAIN एवं माता श्रीमति MATHINGE 
VIMALA पढ़ा जावे एवं माना जावे . 


पुराना नाम 
( M SANDEEP ) 


( G - 249 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


पुराना नाम 
( कुंवर मोंटी ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित करने में आता है कि मेरा जन्म के समय घरेलू नाम कुंवर मोंटी पिता जगविजय सिंह पुरावत 
था , जबकि मेरे सभी शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम उज्जवल प्रताप सिंह 
वल प्रताप सिंह पुरावत पिता जगविजय सिंह पुरावत लिखा है , 
अतः अब मुझे भविष्य में उज्जवल प्रताप सिंह पुरावत पिता जगविजय सिंह पुरावत के नाम से जाना व पहचाना जाए . 


पुराना नाम 
( हर्षवर्धन खेमरिया ) 


( G - 250 ) 


नया नाम 


( MATHINGE SANDEEP ) 
पिता – श्री MASTER EBGAIN 
पता- 116/3 टाइप 3 , ईस्ट लैंड खमरिया , 
जबलपुर ( म.प्र . ) . 


नाम परिवर्तन 

मैं , सुनील कौशिक पुत्र श्री वी.आर. कौशिक , निवासी - भगत सिंह नगर , भिण्ड रोड़ गोला का मंदिर , ग्वालियर का निवासी 
हूँ . यह कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र , शैक्षणिक अंकसूची दस्तावेजों एवं स्कूल रिकॉर्ड व समग्र आई.डी. में अध्रित कौशिक 
( ADHRIT KAUSHIK ) अंकित है त्रुटिवश आधार कार्ड में हर्षवर्धन खेमरिया अंकित हो गया है जिसे आधार कार्ड में 
परिवर्तित कर अध्रित कौशिक करवाना चाहता हूं एवं भविष्य में भी मेरे पुत्र को अध्रित कौशिक के नाम से जाना एवं पहचाना 

जावे . 


नया नाम 

( उज्जवल प्रताप सिंह पुरावत ) 
पता - 147 , अनिल श्री नगर , देवास ( म.प्र . ) . 


नया नाम 

( अध्रित कौशिक ) 
पुत्र – श्री सुनील कौशिक 
निवासी - भगत सिंह नगर , भिण्ड रोड , 
गोला का मंदिर , ग्वालियर ( म.प्र . ) . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


नाम 

परिवर्तन 

मैं , सुनील कौशिक पुत्र श्री वी.आर. कौशिक , निवासी - भगत सिंह नगर , भिण्ड रोड़ गोला का मंदिर , ग्वालियर का निवासी 
हूँ . यह कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र , शैक्षणिक अंकसूची दस्तावेजों एवं स्कूल रिकॉर्ड व समग्र आई.डी. में अत्रैया कौशिक 
( ATREYA KAUSHIK ) अंकित है त्रुटिवश आधार कार्ड में आराध्या खेमरिया अंकित हो गया है जिसे आधार कार्ड में 
परिवर्तित कर अत्रेया कौशिक करवाना चाहता हूँ एवं भविष्य में भी मेरी पुत्री को अत्रेया कौशिक के नाम से जाना एवं पहचाना 
जावे . 


( आराध्या 


( G - 251 ) 


पुराना नाम 
खेमरिया ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


पुराना नाम 

( तुषार विश्वकर्मा पिता श्री सुरेश प्रसाद ) 
( Tushar Vishwakarma S / o Suresh Prasad ) 

( G - 252 ) 


( G - 253 ) 


नाम परिवर्तन 

मैं , 

तुषार 

विश्वकर्मा पिता श्री सुरेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम झगरहा , पो . सेमरिया , थाना चुरहट , तहसील गोपद ? बनास , 
जिला सीधी ( म.प्र . ) का हूँ व शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैंने वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय विद्यालय सतना से 10 वीं का नियमित 
छात्र होकर कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी जिसकी अंकसूची मुझे प्राप्त हुई थी . कक्षा 10 वीं की अंकसूची में मेरे पिता 
का सही नाम Suresh Vishwakarma के स्थान पर मेरे पिता का नाम Suresh Prasad दर्ज हो गया है जो गलत है . मुझसे 
संबंधित रिकार्ड आधार कार्ड , निवास प्रमाण - पत्र में मेरे पिता का नाम Suresh Vishwakarma दर्ज है . यह कि मैं , शपथपूर्वक 
कथन करता हूँ कि आज के बाद मुझसे संबंधित कक्षा 10 वीं की अंकसूची एवं समस्त दस्तावेज में मेरा नाम तुषार विश्वकर्मा 
पिता श्री सुरेश विश्वकर्मा ( Tushar Vishwakarma S / o Suresh Vishwakarma ) दर्ज किया जाय , 


नया नाम 

( अत्रेया कौशिक ) 
पुत्री - श्री सुनील कौशिक 
निवासी - भगत सिंह नगर , भिण्ड रोड , 
गोला का मंदिर , ग्वालियर ( म.प्र . ) . 


- 


119 


नया नाम 

( तुषार विश्वकर्मा पिता श्री सुरेश विश्वकर्मा ) 
( Tushar Vishwakarma S / o Suresh Vishwakarma ) . 


आम सूचना 

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन 


: 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स हंसोला इंजीनियरिंग कम्पनी के नाम से एक भागीदारी फर्म है 
जिसका पंजी . क्र . 00208 दिनांक 18-11-2011 म . क्र . 126 , विक्रम नगर ए . बी . रोड , मुरैना ( म.प्र . ) की फर्म की रचना एवं पते 
में दिनांक 02-09-2022 को फर्म का नवीन पता राणा वाली गली कमिश्नरी कॉलोनी के पास मुरैना म.प्र . किया गया एवं 
साझेदारी संशोधन निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य लिपिबद्ध किया गया है जो निम्नानुसार है ( 1 ) राजकुमार सिंह पुत्र 
श्री बृजेन्द्रपाल सिंह आयु 49 वर्ष निवासी वहाराय का पुरा जिला भिण्ड ( म.प्र . ) एवं ( 2 ) जितेन्द्र सिंह परमार पुत्र श्री पंचम सिंह 
परमार आयु 50 वर्ष निवासी सिद्धनगर कॉलोनी मुरैना जिला मुरैना ( म.प्र . ) . उक्त फर्म में आपसी सहमति से नये भागीदार बनाये 
गये हैं जो साझेदारी पत्रक आज दिनांक 02-09-2022 से प्रभावशील रहेगा . 


मै हंसोला इंजिनियरिंग कंपनी 
( राजकुमार सिंह ) 
( भागीदार ) . 


120 


( G - 254 ) 


आम सूचना 

— 

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म यून मी डीजाइन स्पेश जो 79 , सेक्टर - सी , इन्द्रपुरी , भोपाल ( म.प्र . ) , में 
स्थित है , जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0242/20 , दिनांक 06-11-2020 है . उक्त फर्म को सभी भागीदारों की 
सहमति से दिनांक 06-10-2022 को हमेशा के लिए विघटन ( भंग ) कर दिया गया है . अतः आप एवं सर्वजन को सूचित हों . 


( G - 255 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 फरवरी 2023 


[ भाग 3 ( 1 ) 


आम 

सूचना 

मैं , पार्वती बाई निवासी - म.नं. 80 , संजय नगर , भोपाल . सूचित करती हूं कि मेरे पुत्र प्रीतम हजारिया आत्मज श्री राधेश्याम 
हजारिया के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश राधा अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम पार्वती बाई है इसलिए 
मेरा सही नाम पार्वती बाई पढ़ा , समझा व जाना - पहचाना जाये सो सर्वविदित हो . 


पुराना नाम 
( राधा ) 


( G - 256 ) 


फर्म – यून मी डीजाइन स्पेश 
- 
( Abhishek Raj ) 
( भागीदार ) . 


नया नाम 

( पार्वती बाई ) 

पत्नी श्री राधेश्याम हजारिया . 


आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स जे डी पी लॉजिस्टिक एंड कं ( M / s JDP LOGISTIC AND CO . ) 
कार्यालयः LIG 951 , दर्पण कॉलोनी ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) 474011 जो दिनांक 14 सितम्बर 2021 से एक साझेदारी फर्म के 
रूप में कार्य कर रही है जिसका पंजीयन क्र . 02/42/01/0233 / 21 वर्ष 2021-22 , दिनांक 14 अक्टूबर 2021 है जिसका 
संशोधित विलेख दिनांक 15 नवंबर 2022 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है की सोनल दुबे पुत्री श्री अनिल दुबे स्वेच्छा से 
त्याग - पत्र देकर फर्म से हट रही है जिनके स्थान पर श्री संजीव मिश्रा पुत्र श्री भीकाराम मिश्रा फर्म में सम्मिलित हुए है . यहाँ 
जानकारी आम जन को सूचित हो . 


फॉर जे.डी.पी. लॉजिस्टिक एंड कं 

( मनीष शर्मा ) 
( पार्टनर ) 

LIG 951 , दर्पण कॉलोनी ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
1 ) ] 


Old Name 
( Sitaram Pungaonkar ) 


( G - 257 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2023 


I , Sitaram Goverdhanlal Pungaonkar S / o Govardhanlal Ramchandra Pungaonkar R / o Goverdhan Chhaya 
Kanchan Nagar Bhandaria Road Khandwa Distt . Khandwa MP 450001 Declare That Previously I Was 
Known as Sitaram Pungaonkar S / o Govardhanlal Ramchandra Pungaonkar . Now I have Changed My Name 
as Sitaram Govardhanlal Pungaonkar S / o Govardhanlal Ramchandra Pungaonkar . Kindly Read My Name 
as Sitaram Govardhanlal Pungaonkar Instead of Sitaram Pungaonkar in my All Documents . 


PUBLIC NOTICE 


( G - 258 ) 


121 


New Name 

( Sitaram Govardhanlal Pungaonkar ) 


PUBLIC NOTICE 

U / S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIPACT , 1932 


Notice is hereby given for public information that Shri Rakesh Motwani S / o Shri Tirathrai Motwani 
retired from the patnership business of the firm named M / S KUNDANMAL SUGNOMAL , 3/2 Malharganj , 
Indore ( M.P. ) vide registration No. 1339 / 69-70 , dated 14-11-1969 as from 01-04-2022 and the 
constitution of the firm stands altered accordingly . 


For M / s KUNDANMAL SUGNOMAL 
( HEENA SACHDEV ) 


Partner . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023 . 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


क्रमांक 7 ] 


श 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 17 फरवरी 2023 - माघ 28 , शक 1944 


भाग 3 ( 2 ) 

सांख्यिकीय सूचनाएं 


( कुछ नहीं ) 


13 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023 . 


